रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/ 99 


. 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं , 769 ] 
No. 769 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , अगस्त 26, 2003 / भाद्र 4 , 1925 
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26 , 2003/BHADRA 4, 1925 


pe 


श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 18 अगस्त , 2003 
का . आ . 975( ) - जबकि केन्द्रीय सरकार की राय में ईंधन गैसों ( कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और ऐसी अन्य ) के प्रसंस्करण एवं 
उत्पादन में लगे उद्योग को लोकहितार्थ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14 ) की प्रथम अनुसूची में शामिल करना समीचीन है । 

अत: अब, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 40 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में क्रम संख्या 28 के बाद निम्नलिखित मद को जोड़ती है, अर्थात् : 
" 29 . ईधन गैसों ( कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और ऐसी अन्य ) के प्रसंस्करण एवं उत्पादन । " 

[ फा. सं. एस-11017/1/2002 - आईआर ( पीएल ) ] 

जे. पी. पति, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 18th August, 2003 
S . O . 975 (E ). Whereas the Central Government is ofopinion that it is expedient in the public interest to add to the 
First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) the industry engaged in the Processingor Production ofFuel 
Gases ( Coal Gas, Natural Gas and the like ). 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sub - section (1) of Section 40 of the Industrial Disputes Act, 
1947 (14of 1947), the Central Government hereby adds the following item to the First Schedule to the said Act after Serial 
No . 28, namely : 
“ 29. Processing or Production of Fuel Gases (CoalGas ,Natural Gas and the like)" . 

E No . S-11017 / 11/2002 - R(PL)] 

J. P. PATI, Jt. Secy . 
2417 GI/ 2003 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


